निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 463) पटना , वृहस्पतिवार , 24 मई 2018 


संसदीय कार्य विभाग 


शुद्धि - पत्र 

4 मई 2018 
सं० सं0का0 - 2 / स्था0 - 07 / 2014 - 269 – संसदीय कार्य विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 426 दिनांक 
22.04. 2014 के प्रथम पक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश संख्या - 126, दिनांक 27.07.2014 टंकित है 
जबकि दिनांक 27.03.2014 होना चाहिए । 

अतः उक्त कार्यालय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या - 126 दिनांक 27 .07. 2014 
के स्थान पर 27.03.2014 पढ़ा जाय । 
2. शेष तथ्य यथावत रहेंगे । 

आदेश से , 

राजेश कुमार, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 463 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


